समस्ती . . . ( . एन .)-128 


REGISTERED NO. D ( D. N.)- 128 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकरण से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शनिवार, सितम्बर 24, 1088 / आश्विन 2, 1910 
NEW DELHI , SATURDAY , SEPTEMBER 24 , 1988/ ASVINA 2, 1910 


TA 


No. 30 ] 


इस भाग में मम पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में 


Sepante Peping is given to this Part in order that it may be filed as 

a separate compilation 


भाग II . सण्ड - उप - बण (ii ) 
PART 1 - Section 3 — Sub -section (ill) 


( 


राय पत्र प्रशासन को छोड़कर) कनीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं 
Orders and Notification issued by Central Authorities (other than Administrations of Union 

Territories ) 


- - - - - 


- - - 


भारत निर्वाचन आयोग 
नई दिल्ली , 5 मितम्बर, 1989 


मा . अ . -- - 90 - - - - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतदद्वारा 1980 की निर्वाचन अर्जी सं . 13 में दिया गया पटना उच्च न्यायालय ( पटना ) का तारीख 26 जलाई, 
1988 का आदेश प्रकाशित करता है । 


[ सं . 82/बिहार ( 13/ 80 )/38 ] 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


New Delhi, the 5th September, 1988 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA 

E. P. No . 13 of 1980 
Shailendra Kumar Sinha and others - Petitionerg. 

Versus 
George Farnandes and others - Respondents , 
( 52 26- 7 -1988 Nobody appears on behalf of the petitioners 
and the respondents. 


O . N . 90 . - - In pursuance of Section 106 of the Represen 
tution of the People Act , 1951 ( 43 of 1951) the Election 
Commission hereby publishes the order dated the 26- 7 - 88 of 
tho High Court of Judicature at Patna in Election Petition 
No. 13 of 1980 . 

INo. 82 /BR /( 13 / 80 )/ 88 ] 


It appears that on 3 - 5 - 1988 this case was ordered to 
listed for hearing today ( 26 - 7- 1988), Still the patitionors 


be 
re 


2305 GH / 88 - 1 


( 243) 


__ - 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - 


244 THE CAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 24 , 1988 / ASVINA 2, 1940 PART II - SEC. (iii ) ] 
- -- - -- - -- - - -- -- - - - - 
unpresented even petitioner No. 1 Shailendra Kumar Sinha ing for a long time. Under these circumstances, this case is 
whose cross -cxamination is still incomplete , has absented dismissed for default. 
himself . 

30 / 

B . PRASAD , 

( Bhuvaneshwar Prasad ) 
This is a case of the year 1980. It appears that the peti 
tioners aro no longer interested in this case . Sinco nobody 

True cofy. 
on their behalf has appeared in the Court even after wait 

Secretary 


नई दिल्ली , 7 सितम्बर , 1988 


आदेश 


आ . अ . 91 -- -- - - - निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट 
मेघालय विधान सभा के निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हआ है , स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने 
विनिर्दिष्ट निर्वाचन लडने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथा दशित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 


और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सुचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है या उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो 
गया है कि उसके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

अत : अब ,निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट 
व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होमे के 
लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


सारणी 


श्रम सं . निर्वाचन का विवरण 


निवा 


निरर्हता का कारण . 


निर्वाचन- क्षेत्र की 

मसं . और नाम 


निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी 

का नाम 


5 


18 -- पंथोरूम खराह 


3. मेघालय विधान सभा के लिए 

साधारण निर्वाचन , 1988 


निर्वाचन - व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में असफल 


श्री बी . के . राय , 
. लाईतुम्ख राह. 
पुर्व खासी हिल्स जिला, 
मेघालय । 


4. --- - वहीं-- 


21 - ~मावप्रेम 


-वही 


श्री आईबोर सिंह , 
नींगकाईनरीह, 
न केंच संट्रेस , 
शिलांग --13 


5. ~~-~-बही ---- 


- वही---- 


55-- -बालू ( अ . ज . जा . ) श्री नृत्य नारायण 

सिमचांग , 
गावां डालू गांव , 
डा . ध . वरेंगपारा, 
जिला पश्चिम 
गारो हिल्स , 
मेघालय । 


( सं . 76 मेध, 88 10 


[ माग II - संड 3 ( iii ) ] 


भारस मा राजपत्र : सितम्बर 24, 1988/ आश्विन 2, 1910 


245 
-- - - -- - --- - - 


- -- - - - -- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- -- - - 


- - 


- - 


- - -- - 


- 


- - - - - - - 


New Delhi, the 7th September, 1988 


ORDERS 


O . N . 91 . Whereas the Election Committion is satisfied that each of the contesting candidates specified in 
column ( 1) of the Table below at the election to the Legislative Assembly ofMeghalaya as specified in column ( 2) and 
held from the constituency specified in column (3 ) against his name has failed to lodge on account of his election 
expenses as shown in column ( 5) of the said Tabre as required by the Representation of the People Act, 1951 and 
the Rulcs made thereunder ; 


And , whereas, the said candidates have either not furnisbed any reason or explanation for the said failur even 
aſter due notice or the Election Commission , after considering the representations made hy ihem . ii ::1ay, is vtisfied 
that they have no good reason or justificaticafor the said tuilure; 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said Act , the Election Commission hereby declares the 
persons specified in column (4 ) of the Table below to be disqualified for being chosen as , and for being , a member 
of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 
3 years from the date of this order . 


TABLE 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


S. No. Particulars of election. 


No . & Name of 
constituency . 


Name of contesting 

candidate. 


Reason for dis 
qualification. 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


5 


- 


18 - Pynthorum -klirah 


3. General election to the 

Meghalaya Legislative 
Assembly , 1988. 


Failed to lodgo any 
account of his cication 
expenses. 


4 . 


- do 


21 -Mawprem 


- Jo 


Shri B .K ., Roy, 
Laitumkhrah, 
East Khasi Hills, 
District . Meghalaya . 
Shri Aibor Singla, 
Nongkynrih . 
New Kench s Tracs, 
Shillong-13. 
Shri Nity: Nurayan 
Simchang. 
Vill . Delugaon, 
P . O . Barengapur , 
District West Garo Hills. 
Meghalaya . 


5. 


do 


55 - Delu (ST ) 


- 


- 


- 


[ No. 76- MEG/ 88] 


आ . प्र . 92 -- -निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट 
निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हमा है, स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लसने 
याला प्रत्येक सभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 
15) में यथा शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है , 


__ और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सुचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया 
है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


व्यक्तिमा वन अक्ष,निर्वाचन 


अत : अष , निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 - 2 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट 
व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने 
के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोपित करता है । 


246 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 24 , 1988 / ASVINA 2 , 1910 
- - - - -- -- - - - - -- - - - - - - -- - - - . - .. .-- - - - -- - - - --- - - - 

सारणी 


[ PART II - SEC. iii) ] 
- - ---- - - - - - - - -- - - - 


क्रम सं . निर्वाचन का विवरण 


. निर्वाचन क्षेत्र की 
क्र० सं . और और नाम 


निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निरईता का कारण । 

का नाम और पता 


-- 


- - - - - 


- 


5 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में असफल है . 


44 


3 
1. त्रिपुरा विधान सभा के लिए 4 - अरजाला विधान सभा श्री जीत कमार चक्रवर्ती 
साधारण निर्वाचन , 1988 निर्वाचन क्षेत्र 

ग्राम ज्योतिमय कालोनी 
डा . ध . कुंजाबन , 

अगरतला । 
2. - वही 

7 - राम नगरविधानतसभा श्री देवेन्द्रधर 
निर्वाचन - क्षेत्र 

राम नगर रोड नं . 2 
अंगरतला, 

निपुरा । 
3. ----यही -- 

8 - टाउन बोरडोवाली श्री रतन कुमार देव 
विधान सभा निर्वाचन भुटटापुकर, 

डा . ध . ए . जी . नगर , 
अगरतला , पश्चिम 

त्रिपुरा 
51 - फटिकराय विधान श्री करूणायय दत्ता 
सभा निर्वाचन क्षेत्र ग्राम कृष्णा नगर, 

डा . धा . तेगहारी , 
उत्तरी त्रिपुरा । 


- वही 


क्षेत्र 


[ सं . 76/नियु , 88] 

आदेश से , 
एस . डी . प्रशाद, अवर सचिव 


ON . 92 – - Whereas the Electiou Commission is satisfied that cach of the contesting candidates specified in 
column(4 ) of the Table below at the clection to the Legislative Assembly of Tripura as specified in column(2 ) and held 
from the constituency specified in column (3) against his namc has faileil to lodge an account of his election expenses 
as shown in column ( 5 ) of the said Table as required by the Representatiou of the Peoplo Act, 1951 and the Rules 
made thereunder; 

And , whercas, the said candidateshave either not furnislied any reason or explanation for the said failure over 
after duo notice or the Election Commission , after considering the representations made by them , if any, is satisfied 
that they have no good rcason or justification for the said failure ; 


Now. thercfore, in pursuance of section 10A of the said Act , the Election Commission hereby declares the per 
one specified in column ( 4 ) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a membor of 
either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of 3 yoars 
from the date of this order. 

TABLE 


-- - ---- 


S. No . Particulars of Election 


No . & Name. of 
constituency 


Name of contesting 
candidate and address. 


Reason fordis 
qualifization. 


5 


1 


- 


- 


1. General Election to Tripura 

Legislative Assembly , 1988 . 


4- Barjala Assembly 

Constituenvy 


Suri Sujit Kumar 
___ Chakraborty, 
Vill , Jyotirmoy Colony , 
P. O . Kunjaban, 
Agartala , Tripura. 


Failed to lodge any 
account of election 
expenses . 


- 


- - 


- - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


• [ भाग II - 3 ( iii ) ] भारत का राजपत्र : सितम्बर 24, 1988। मारिवम2, 19 10 

247 
- - - - . - - 

- - - - - --- - - - 
3 

- - - - - . . - - . . 
2. General Election to Tripura 7 - Ram Nagar Assembly Shri Debendra Dhar , Failed to lodge an 
Legislative Assembly 1988 Constituen - y 

Ramnagar Road No . 2 , account of election 
Agartala , Triputa , 

cxpenses 
3. do 

8 - Town Bordowali Shri Ratan Kumar Deb , - do 
Assembly Constituency Bhattapukur, 

P. O . A. D . Nagar . 
Agartala , 

West Tripuia . 
___ 4. -do 

51 - Fatikroy Assembly Shri Karunamoy Duttir , - do 
Constituency 

Vill. Krishna Nagar , 
P . O . Tegliari, 
North Tripura. 

[ No. 76 /TP/ 88 ] 

By Order , 

S. D . PERSHAD , Under Secy . 
नई दिल्ली 7 सितम्बर, 1988 

प्रादेश 
प्रा . प्र . -- - 93---- - --निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट 
केरल विधान सभा के निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में विनिदिष्ट निर्वाधना क्षेत्र से हमा है , स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने 
विनिर्दिष्ट निर्वाचन लडने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथा दर्शिस अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्तर्गत और अपेक्षित रीति से लेना दाखिल 
करने में कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है । 


और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए मभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो 
गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

अत : अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10- 2 के अनुमरण में नीचे की सारणो के स्तम्भ ( 4 ) में विनि 
दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य बने जाने और 
होने के लिए प्रदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

सारणी 


- 


. . 


- . 


- 


- 


- 


क्रम सं० निर्वाचन का विवरण 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी 
की क्रम सं . और नाम का नाम और पता 


निरर्हता का कारण 


5 


84 - छु को 


कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया 


193. केरल विधान सभा के लिए 

माधारण निर्वाचन , 1987 


194. - वही - - 


100 - - अरलेप्पी 


सामकन्जु अर्मादनन , 
( टी . जे . सामकुन्ज ) 
काजीकजी चहली 
घेलाचुवाडु , 
डा . घर उडुकी , 

केरल । 
श्रीमनोहरन पिल्लाई के . वी . 
सिवानपामावल बीद 
वेल्लाक्कीनर 
अरलेपी , 
केरल । 

श्री अब्दुल रहीम 
गरी लेंड, अल्लेप्पी - 3 
केरल । 


195. 


वही ---- 


---- वही ---- 


2305 GI/ 88 -- 2 


248 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 24 , 1988 / ASVINA 2, 1910 [ PART II - Sec , 3 ( iii) 

-- - -= = = = - = - = -= 
2 


1 


I 


- 


- 


- 


- 


- 


196. 


100 - 3 at 


29 PTOTT VAT for 
FTETICUT fra 197 , 1987 


लेखा समय के अन्दर और रीति 
से दाखिल नहीं किया । 


197 . --237 


109 - 


10 


श्री पी जी सगुन्न 
पुलीमुटटील बीदु 
कंजीरामचीरा 
अल्लप्पी , केरस 
श्री पी , कृष्ण पिल्लई 
कल्याणी सदानमा 
कन्दीयुर, 
मावलीकारा ,केरल । 

f . 76 / 


aan tifa 


TUT FI UTI 


- 


- - 


- - - - - 


fa . . . / 87 ( 193197) ] 

Tag 
7 . T . 1 , afara 


New Delhi, the 7th September , 1988 

And , whereas, the said candidates have either not furnished 
ORDER 

any reason or cxplanation for tho said failure even after duo 

notice or the Election Commission , after copsidering the repre 
O . N . 93. - - Whereas the Election Commission is sutisfied scntations made by them , if any , is satisfied that they have to 
that cach of the contesting candidates specified in column (4 ) good roason or justification for the said failure ; 
of the Table below at the election to the Kerala Legislative 
Assembly specified in column ( 2 ) and held from the consti 
tuency specified in column ( 3 ) against his name has failed to 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the act, 
lodge an account of his election expenses within the timo the Election Commission horeby declares the persons specified 
in the maner and has not lodged the account at all as in column (4 ) of the Tablo below to be disqualificd for heing 
shown in column ( 5 ) of the said Table as required by thic chosen as and for boing, a member of either House of the 
Representation of the People Act , 1951 and the Rules Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
made thereunder . 

of a State for a period of 3 years from the date of this order . 
TABLE 


S .No . Particulars of election 


S .No, and name of 
constituency 


Name of contesting 
candidates 


Reasons for 
disqualification 


3 


4 . 


5 


84 - Idukki 


Accountnot lodged at all 


193. General Election to tho 

Kerala Legislative 
Assembly, 1987 


194. 


-do 


luj - Allcpp : 


-do 


- do 


S /Shri 
Samkunju Janardhanan 

( T .J . Samkunju ), 
Kanjikuzhi, Churuli, 
Chelaahuvadu , 
P . O . Idukki, Kerala , 
Manoharan Pillai K . V . 
Sivanparambil Verdu , 
Vellakkinar , 
Alleppey , Kerala , 
Adv, Abdul Rabim , 
Sherry Land , 
Alleppey -3 , Kerala . 
P . G . Sugunan , 
Pulimoottil Veedu , 
Kanjiramchira , 
Alleppey , Kerala . 
P . Krishna Pillai, 
Kallyani Sadanan , 
Kandiyoor, 
Mavelikara , Kerala 


-do 


196 . 


-do 


Account not lodged in 
Time and in manner. 


197 . 


-do 


109 -Mavelikara 


Account not lodged in 
the manner. 


(No. 76 /KL ·LA /87 (193 to 197)] 

By Order , 

C .L ROSE Secy . 
PRINTBD BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RINO ROAD , NEW DELHI- 110064 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OP PUBLICATIONS, DELHI•110054 , 1988 


